रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004 /99 


Mara 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 361] 
No. 361 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 13 , 2018 / कार्तिक 22 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 2018/KARTIKA 22 , 1940 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2018 


शोक सन्देश 
सं . 3/ 4/ 2018- पब्लिक. केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री, श्री अनंतकुमार के दिनांक 12.11. 2018 को 
बेंगलुरू में हुए दुखद निधन के समाचार से समूचे देश में शोक की लहर फैल गई है। 
2. श्री अनंतकुमार का जन्म दिनांक 22 जुलाई , 1959 को बेंगलुरू में हुआ था । उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय , हुबली से अंग्रेजी 
साहित्य में स्नातक की उपाधि तथा जेएसएस लॉ कॉलेज , कर्नाटक विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी । 

। अनंतकुमार ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत छात्र कार्यकर्ता के रूप में आरंभ की थी । बाद में , वह भाजपा के सदस्य बने 
और पार्टी के कर्नाटक यूनिट के संगठन मंत्री भी रहे । उसके बाद वे कर्नाटक में पार्टी के अध्यक्ष रहे । उनके कुशल नेतृत्व के कारण पार्टी की 
कर्नाटक में स्थिति मजबूत हुई और अंतत : पार्टी ने अपने बलबूते पर प्रदेश में सरकार बनाई । वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा 
संसदीय बोर्ड के सदस्य सचिव रहे । वे पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। 
4. वर्ष 1996 में , श्री अनंतकुमार पहली बार दक्षिण बेंगलुरू से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वर्ष 1998 में सांसद के रूप में अपने 
दूसरे कार्यकाल के दौरान वह वाजपेयी मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री बने और उन्होंने नागर विमानन मंत्री का पदभार संभाला । वह 
लगातार छठी बार दक्षिण बेंगलुरू की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । 
5. अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल के दौरान श्री अनंतकुमार पर्यटन , संस्कृति , युवा मामले एवं खेल ; शहरी विकास एवं गरीबी 
उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री के पद पर सुशोभित रहे । वे अनेक संसदीय समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य भी 


रहे । 


6. श्री अनंतकुमार एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह गैर - सरकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा से संबंधित कई 
परियोजनाओं, जैसे सरकारी सहायता से गरीब स्कूली बच्चों को पौष्टिक मिड - डे-मील उपलब्ध करवाना ,बेंगलुरू की झुग्गी- झोंपड़ियों 
में स्थित स्कूलों में शैक्षिक उपकरणों से लैस मोबाइल यूनिटों को चलाना, सरकारी स्कूलों को पेयजल तथा अन्य सुविधाओं के लिए 
अपनाना तथा गरीबों , विशेषकर लड़कियों तथा महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि से जुड़े हुए थे। वह बेंगलुरू में 
ग्रीन बेंगलुरू 1:1 नामक मुहिम में शामिल थे जिसका लक्ष्य 1 करोड़ पौधे लगाकर “बेंगलुरू में कम -से -कम प्रति व्यक्ति एक पेड़ लगाने 
के अनुपात " द्वारा ग्रीन कवर को और अधिक बढ़ाना था । इस मुहिम में पौधारोपण के साथ -साथ वृक्षों की लगातार देखभाल भी 
सम्मिलित थी । 
7 . श्री अनंतकुमार एक सच्चे राष्ट्र भक्त थे तथा उनके निधन से राष्ट्र ने एक उत्कृष्ट नेता तथा महान व्यक्ति खो दिया है। उनके 
आकस्मिक निधन से देश ने एक अनुभवी नेता खो दिया है । श्री अनंतकुमार द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए देश के प्रति की गई सेवाओं 
के लिए समूचा देश उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए गहन शोक एवं संवेदना व्यक्त करता है। समूचा देश अपनी तरफ से शोक संतप्त 
परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है । 


राजीव गौबा , गृह सचिव 


6618 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi, the 13th November , 2018 


OBITUARY 


No. 3 /4 / 2018 - Public . — The Nation has learnt with profound sorrow about the sad demise of Shri 
Ananthkumar, Union Minister of Chemical & Fertilizers ; and Parliamentary Affairs on 12 . 11 .2018 in Bengaluru . 
2 . Shri Ananthkumar was born on 22nd July, 1959 in Bengaluru . He earned his Bachelor s Degree in English 
literature from Karnataka University in Hubballi and LLB Degree from JSS Law College, Karnataka University. 
3. Shri Ananthkumar started his public activities as a student activist. Subsequently , he became a member of the 
BJP and was the Organising Secretary of the Party s Karnataka Unit . Later on , he became the President of the Party in 
Karnataka . It was under his stewardship that Party expanded in the State of Karnataka and eventually formed the 
Government of its own . He was the National General Secretary of the Party and a Member Secretary of its 
Parliamentary Board . He was amongst key strategists of the Party . 
4. In 1996 , he was elected to the Lok Sabha from Bengaluru South for the first time. In his subsequent term as an 
MP in 1998 , he became the youngest Minister in the Vajpayee Cabinet and was appointed the Minister for Civil 
Aviation. He continued to represent the prestigious Bengaluru South Lok Sabha Constituency till date, for the 
6th time. 
5 . In his long political career, he had earlier held the portfolios of Union Minister of Tourism ; Culture , Youth 
Affairs and Sports ; Urban Development and Poverty Alleviation ; Rural Development. He had also been Chairman 
and member of several Parliamentary Committees. 
6 . Shri Ananthkumar was an active social worker and was involved through his NGOs in undertaking many social 
service projects such as providing nutritious mid -day meal to under -privileged school children with Government 
support, running a mobile unit fitted with educational gadgets covering different schools situated in slums of 
Bengaluru , adoption of Government schools to provide drinking water and other facilities and running vocational 
training programmes for under- privileged , especially girls and women . He also launched an initiative called Green 
Bengaluru 1: 1 , which aims to increase the green cover in Bengaluru by planting 1 crore saplings for taking Tree -to 
Person ’ ratio to at least one in Bengaluru . This initiative has seen regular planting and nurturing drives . 
7 . Shri Ananthkumar was a true nationalist and in his passing away , the Nation has lost an eminent leader and a 
noble soul. In his untimely demise , the Nation has lost an experienced leader . The Nation places on record its 
appreciation of Shri Ananthkumar s services to the Nation in different capacities and also expresses its deep sense of 
loss and grief. The entire Nation extends its heartfelt condolences to the bereaved family. 


RAJIV GAUBA , Home Secy . 


Contro 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK Digitally signed by 

ALOK KUMAR 

Date : 2018 . 11 . 14 
KUMAR 

13:28 : 34 + 05 30 


